m 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन , 1940 ( श०) 
3 अक्टूबर , 2018 ( ई०) 


संख्या - 937 राँची, बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
21 अगस्त , 2018 


संख्या-13/ वरीय नियुक्ति -02/ 2013 का .-6350-- झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त जांच 
प्रतिवेदन के आलोक में श्री महेश चन्दर वर्मा, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, गढ़वा की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं०-5634, दिनांक 25 जून , 2013 में आंशिक 
संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना में अंकित शब्द समूह “ औपबंधिक रूप से ” को विलोपित किया 
जाता है । उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 937 - - 50 


